रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


Nou 


S 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , जून 12 , 2018 / ज्येष्ठ 22 , 1940 
___ NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 2018/ JYAISTHA 22, 1940 


सं . 2173 ] 
No. 2173 ] 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

___ ( औषध विभाग ) 
( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 12 जून, 2018 
का . आ . 2398( अ ). - भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का0 आ0 1394 ( अ ) तारीख 
30 मई , 2013 और का0 आ0 701 ( अ ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 
के पैरा 5 , 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको 
संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है ), नीचे की सारणी के स्तंभ (6 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के 
स्तंभ ( 3), ( 4 ), और ( 5 ) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई ( यूनिट ) और विनिर्माता और विपणन 
कम्पनियों के नाम सहित स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की , वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है , को 
छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 

सारणी 


प्रबलता 


अनुसूचित विनिर्मिति का 
सं . | नाम / ब्रांड का नाम 


. 


इकाई विनिर्माता और विपणन खुदरा 

कंपनी 


नाम 


मूल्य 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 
10. 31 


प्र 


( 2 ) 
मिथाइलकोबालामिन + 
अल्फा लिपोइक एसिड + 
पाइरीडॉक्सिन 
हाइड्रोक्लोराइड + फोलिक 
एसिड + विटामिन डी 3 
1000 आईयू गोली 


( 5 ) 
1 गोली मैसर्स सोजिन फ्लोरा । 

फार्मा एलएलपी / मैसर्स 
जेडस हेल्थकेयर लि . 


___ ( 3 ) 
प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 
मिथाइलकोबालामिन आईपी 1500 
एमसीजी, 
अल्फा लिपोइक एसिड यूएसपी 
100 मिग्रा., 
पाइरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 
आईपी 3 मिग्रा., 
फोलिक एसिड आईपी 1.5 मिग्रा., 
विटामिन डी 3 1000 आईयू 


3318 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


मूल्य 


( 2 ) 


2. 


लि . 


4 . 


लि . 


अनुसूचित विनिर्मिति का 

प्रबलता 

इकाई । विनिर्माता और विपणन | खुदरा 
सं . | नाम / ब्रांड का नाम 

कंपनी 

(रु .) 
( 4 ) 

( 6 ) 
मिथाइलकोबालामिन + प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 1 गोली मैसर्स मेसकोट 

10. 31 
अल्फा लिपोइक एसिड + | मिथाइलकोबालामिन आईपी 1500 

हेल्थसीरिज प्रा . लि . 
पाइरीडॉक्सिन एमसीजी, 

/ मैसर्स जेडस 
हाइड्रोक्लोराइड + फोलिक अल्फा लिपोइक एसिड यूएसपी 

हेल्थकेयर लि . 
एसिड + विटामिन डी 3 100 मिग्रा., 
1000 आईयू गोली 

पाइरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 
आईपी 3 मिग्रा., 
फोलिक एसिड आईपी 1.5 मिग्रा., 

विटामिन डी 3 1000 आईयू 
3. | सेफिक्सीम + प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 1 गोली | मैसर्स मलिक 

11. 48 
क्लोक्सासिलिन + लैक्टिक | सेफिक्सीम आईपी ट्रीहाइड्रेट के 

लाइफसाइंसिज प्रा . 
एसिड गोली बराबर एनहाइड्रोज सेफिक्सीम 200 

लि . / मैसर्स एफडीसी 
( जेडआईएफआई एलबीएक्स मिग्रा , 
+ 200 ) 

क्लोक्सासिलिन सोडियम के बराबर 
क्लोक्सासिलिन 500 मिग्रा . 
(एक्सटेंडेड रिलिज फॉर्म में ), 
लैक्टिक एसिड बैसिलस 90 

मिलियन स्पोरस 
| ओमेप्राजोल + डोमपेरिडोन । प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में : 

मैसर्स यूनीसन 

2. 68 
कैप्सूल 

ओमेप्राजोल 20 मिग्रा. (एनटेरिक | कैप्सूल | फार्मास्यूटिकल्स प्रा . 
( ओजेडएसओएन - डीएसआर ) लिपित पैलेटस में ). 

डोमपेरिडोन एसआर 30 मिग्रा. 
क्लोट्रीमाजोल + क्रीम में शामिल: 1 ग्राम | मैसर्स ट्यूटन 

2 . 15 
बैक्लोमेथासोन क्रीम क्लोट्रीमाजोल 1.0 + 

फार्मास्यूटिकल्स / मैसर्स 
( सीजेडएसओएन – बी ) बैक्लोमेथासोन डीप्रोपायोनेट 0 . 

यूनीसन 
025 % डब्ल्यू / डब्ल्यू 

फार्मास्यूटिकल्स प्रा . 

लि . 
क्लोट्रीमाजोल + क्रीम में शामिल: 

1 ग्राम मैसर्स ट्यूटन 
बैक्लोमेथासोन न्यूमाइसीन | क्लोट्रीमाजोल 1.0 + 

फार्मास्यूटिकल्स / मैसर्स 
क्रीम बैक्लोमेथासोन डीप्रोपायोनेट 0. 

यूनीसन 
( सीजेडएसओएन – एनबी ) 025 % डब्ल्यू डब्ल्यू न्यूमाइसीन 

फार्मास्यूटिकल्स प्रा . 
सल्फेट के बरार न्यूमाइसीन बेस 

लि . 
0 .5 डब्ल्यू / डब्ल्यू क्रीम 
| लाइनजोलिड सस्पेंशन पुननिर्मित निलंबन के प्रत्येक5 1 मिलि . मैसर्स थियॉन । 
( जेडआईएफआई टर्बो मिलि . में : 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
केआईडी) लाइनजोलिड आईपी 100 मिग्रा . 

/ मैसर्स एफडीसी लि . 
इन ए फ्ले वर्ड बेस 
लाइनजोलिड सस्पेंशन पुननिर्मित निलंबन के प्रत्येक5 1 मिलि . | मैसर्स सावा हेल्थकेयर । 
(एलआईजेडओएफएलवाई ) | मिलि. में : 

लि . / मैसर्स ब्रीनटोन 
लाइनजोलिड आईपी 100 मिग्रा. 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
इन ए फ्ले वर्ड बेस 
रोजूवास्टाटिन + 

प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 1 गोली मैसर्स प्योर एंड क्योर | 10. 96 
क्लोपिडोग्रेल गोली | रोजूवास्टाटिन कैल्शियम आईपी के 

हेल्थकेयर प्रा . लि . 
( रोसूवास सीवी 10) बराबर रोजूवास्टाटिन 10 मिग्रा ., 

/ मैसर्स सन 
क्लोपिडोग्रेल बाईसल्फेट आईपी के 

फार्मास्यूटिकल्स 
बराबर क्लोपिडोग्रेल 75 मिग्रा 

इंडस्ट्रीज लि . 
ओल्मेसार्टन + एमलोडिपिन | 

मैसर्स सायनोकेम 

8 .78 
+ एमलोडिपिन गोली ओल्मेसार्टन आईपी 20 मिग्रा., 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
( ट्रायोलमेजेस्ट सीएच 20 ) एमलोडिपिन बिसाइलेट आईपी के 

/ मैसर्स सन फार्मा 
बराबर एमलोडिपिन 5 मिग्रा. 

लेबोरेटरीज लि . 
क्लोरथालीडोन आईपी 


1 . 93 


2 . 77 


8. 


277 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क . 


प्रबलता 


अनुसूचित विनिर्मिति का 
सं . नाम / ब्रांड का नाम 


इकाई विनिर्माता और विपणन | 

कंपनी 


खुदरा 


मूल्य 


( 1 ) 


( 4 ) 


। 


( 6 ) 


15.53 


1 गोली मैसर्स सायनोकेम 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
/ मैसर्स सन फार्मा 
लेबोरेटरीज लि . 


( 2 ) 

( 3 ) 

12.5 मिग्रा. 
11. | ओल्मेसार्टन + एमलोडिपिन प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 

+ एमलोडिपिन गोली ओल्मेसार्टन आईपी 40 मिग्रा., 
( ट्रायोलमेजेस्ट सीएच 40 ) एमलोडिपिन बिसाइलेट आईपी के 

बराबर एमलोडिपिन 5 मिग्रा . 
क्लोरथालीडोन आईपी 

12.5 मिग्रा. 
12. टेलमिसार्टन + एमलोडिपिन । | प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 

+ क्लोरथालीडोन गोली टेलमिसार्टन 40 मिग्रा ., 
( टेलवास 3 डी सीटी एमलोडिपिन 5 मिग्रा. और 
40 / 6 .25 ) 

क्लोरथालीडोन 6.25 मिग्रा. 


1 गोली मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड | 8. 63 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
/ मैसर्स एरीस्टो 
फार्मास्यूटिकल्स प्रा . 


लि . 


13. 


1 गोली 


टेलमिसार्टन + एमलोडिपिन प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 
+ क्लोरथालीडोन गोली | टेलमिसार्टन 80 मिग्रा., 
(टेलवास 3 डी सीटी एमलोडिपिन 5 मिग्रा. और 
80 / 6.25 ) 

क्लोरथालीडोन 6. 25 मिग्रा . 


मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड | 14. 40 
फार्मास्यूटिकल्स लि . 
/ मैसर्स एरीस्टो 
फार्मास्यूटिकल्स प्रा . 


लि . 


14. | नोरेथिस्टेरोन गोली 


12. 89 


प्रत्येक फिल्म लिपित कंट्रोलड 
रिलिज गोली में : 
नोरेथिस्टेरोन एसीटेट बीपी 10 
मिग्रा. गोली 


1 गोली मैसर्स सायनोकेम 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
/ मैसर्स ऑब्जर्ज 
बायोटेक लि . 


1 


15 . अल्फा लिपोइक + विटामिन प्रत्येक लिपित गोली में : 

| 1 गोली | मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड | 3.06 
डी 3 + पायरीडोक्सीन + अल्फा लिपोइक एसिड 200 मिग्रा., 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
मेकोबालामिन + फोलिक । विटामिन डी 3 1000 आईयू, 

/ मैसर्स जेनबर्कट 
एसिड + बायोटिन गोली पायरीडोक्सीन एचसीएल 3 मिग्रा., 

फार्मास्यूटिकल्स लि . 
( नेरविजिन डी3 ) 

मेकोबालामिन 1500 एमसीजी, 
फोलिक एसिड 1.5 मिग्रा., 

बायोटिन 200 एमसीजी 
ओमेगा - 3 प्रत्येक सोफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में : 

मैसर्स मेनकाइंड फार्मा । 1.56 
( इकोसापेंटेनेनोइक + ओमेगा - 3 एसिड ईथाइल एस्टर । कैप्सूल | लि . / मैसर्स मेगनेट 
डोकोसाहेक्साएनोइक ) + 60 बीपी प्रोवाइडिंग , 

लैब प्रा . लि . 
मेकोबालामाइन + 

इकोसापेंटेनेनोइक एसिड 90 मिग्रा., 
पाइरीडोक्सीन + फोलिक डोकोसाहेक्साएनोइक एसिड 60 
एसिड + विटामिन ई + | मिग्रा. 
विटामिन सी + जिंक सल्फेट मेकोबालामाइन 500 एमसीजी , 
+ सोडियम सेलेनाइट पाइरीडोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड 
कैप्सूल ( ओमेगाफूल ) आईपी 3 मिग्रा., 

फोलिक एसिड 1.5 मिग्रा ., 
विटामिन ई 25 आईयू, 
विटामिन सी 100 मिग्रा., और 
जिंक सल्फेट आईपी के बराबर 
इलेमेंटल जिंक 15 मिग्रा. 
सोडियम सेलेनाइट पेंटाहाइड्रेट 
बीपी के बराबर इलेमेनटल 

सोडियम 60 एमसीजी 
17. | थीयामिन मोनोनाइट्रेट + प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 1 गोली | मैसर्स एल्बर्ट डेविड 1.55 
पाइरीडॉक्सिन 

थायामिन मोनोनाइट्रेट आईपी 10 
हाइड्रक्लोराइड + 

मिग्रा. 
साइनोकोबालामिन + पाइरीडॉक्सिन हाइड्रक्लोराइड 
निकोटिनमाइड + कैल्शियम आईपी 3 मिग्रा., 
पैंटोथेनेट + रिबोफ्लाविन साइनोकोबालामिन आईपी 15 


लि . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


प्रबलता 


अनुसूचित विनिर्मिति का 
| नाम / ब्रांड का नाम 


इकाई । विनिर्माता और विपणन | खुदरा 
कंपनी 

मूल्य 

(रु .) 
__ ( 4 ) 

( 5 ) 

__ ( 6 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
+ विटामिन सी + फोलिक एमसीजी, 
एसिड गोली ( सायोन्यूरोन ) निकोटिनमाइड आईपी 100 मिग्रा ., 

कैल्शियम पैंटोथेनेट आईपी 50 


मिग्रा., 


60. 00 


1 गोली | मैसर्स माइलन 

लेबोरेटरीज लि . 
/ मैसर्स माइलन 
फार्मास्यूटिकल्स लि . 


रिबोफ्लाविन आईपी 10 मिग्रा., 
विटामिन सी 150 मिग्रा., 

फोलिक एसिड 1500 एमसीजी 
18. | टेनोफोवीर डिसोप्रोक्सील प्रत्येक गोली में : 

फुमारेट + लमिविडीन + टेनोफोवीर डिसोप्रोक्सील फुमारेट 
इफाविरेंज गोली ( एवोनजा) 300 मिग्रा., 

लमिविडीन 300 मिग्रा., 

इफाविरेंज 400 मिग्रा. 
| डिक्लोफेनक + मिथाइल शामिल है: 
सेलीसिलेट + मेंथॉल डिक्लोफेनक डेथाइलामाइन बीपी 
( वोल्नी मैक्स स्प्रे 25 ग्राम 2. 32 % डब्ल्यू / डब्ल्यू (डिक्लोफेनक 
पैक में ) 

सोडियम 2 % डब्ल्यू / डब्ल्यू के 
बराबर ), 
मिथाइल सेलीसिलेट आईपी 10 % 
डब्ल्यू / डब्ल्यू और 
मेंथॉल आईपी 5 % डब्ल्यू / डब्ल्यू 


25 ग्राम 


156. 25 


मैसर्स सन 
फार्मास्यूटिकल्स 
इंडस्ट्रीज लि . 


20 


296. 87 


डिक्लोफेनक + मिथाइल 
सेलीसिलेट + मेंथॉल 
( वोल्नी मैक्स स्प्रे 55 ग्राम 
पैक में ) 


55 ग्राम | मैसर्स सन 

फार्मास्यूटिकल्स 
इंडस्ट्रीज लि . 


शामिल है : 
डिक्लोफेनक डेथाइलामाइन बीपी 
2. 32 % डब्ल्यू डब्ल्यू (डिक्लोफेनक 
सोडियम 2 % डब्ल्यू / डब्ल्यू के 
बराबर ), 
मिथाइल सेलीसिलेट आईपी 10 % 
डब्ल्यू / डब्ल्यू और 
मेंथॉल आईपी 5 % डब्ल्यू / डब्ल्यू 


नोट : 
( क ) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात जो " नई ड्रग डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2( यू ) के 
तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ ( 6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 


( ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 6 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान 
किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं । 


( ग ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त 
सारणी के स्तंभ (6 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य 
निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की 
तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें । 


( घ ) औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 ( 4 ) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विकेता और वितरक 
विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर , जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के 
इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो , वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची , 
यदि कोई हो , को संप्रदर्शित करेगा । 


( ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने 
औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया 
था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के 


[ 9T1 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय / राज्य लाइसेसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के 
तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती है । 


( च ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे 
आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित 
राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे । 
( छ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की 
खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरुप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है , स्वतः ही निरस्त हो 
UNTI 


[ 1. 7 . / 189 / 57 /2018 / 94 / UT. HO 8 (57 ) / 2018 / 141 / 41479 - f3d1- II] 

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 

(Department of Pharmaceuticals) 
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY ) 

ORDER 

New Delhi, the 12th June, 2018 
S . O . 2398 ( E ). — In exercise of the powers conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices 
Control ) Order , 2013 , read with S .O . 1394 (E ) dated the 30th May, 2013 and S. O . 701(E ) dated 10th March , 
2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National 
Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) , hereby fixes, the price as specified in 
column (6 ) of the table herein below as the retail price , exclusive of goods and services tax, if any, in relation 
to the formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength , unit 
and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns ( 3 ) , (4 ) 
and (5 ) thereof; 


TABLE 


SI. T 


Strength 


Unit 


Manufacturer & 
Marketing Company 


Retail 
Price 
(Rs.) 

(6 ) 
10 .31 


1 Tablet 


(5 ) 
M /s . Sozin Flora Pharma 
LLP / M /s. Zydus 
Healthcare Ltd . 


Name of the 
No. Formulation / Brand 

Name 

(2 ) 
Methylcobalamin + 
Alpha Lipoic Acid + 
Pyridoxine 
Hydrochloride + Folic 
Acid + Vitamin D3 
1000IU Tablet 
Methylcobalamin + 
Alpha Lipoic Acid + 
Pyridoxine 
Hydrochloride + Folic 
Acid + Vitamin D3 
1000IU Tablet 
Cefixime + 
Cloxacillin + Lactic 
Acid Tablet 
(ZIFI LBX + 200 ) 


1 Tablet 


10 . 31 


M /s. Mascot Health 
Series Pvt. Ltd / M /s . 
Zydus Healthcare Ltd . 


( 3 ) 
Each film coated tablet contains: 
Methylcobalamin IP 1500mcg , 
Alpha Lipoic Acid USP 100mg, 
Pyridoxine Hydrochloride IP 3mg, 
Folic Acid IP 1.5mg 
Vitamin D3 1000IU 
Each film coated tablet contains: 
Methylcobalamin IP 1500mcg , 
Alpha Lipoic Acid USP 100mg, 
Pyridoxine Hydrochloride IP 3mg, 
Folic Acid IP 1.5mg 
Vitamin D3 1000IU 
Each film coated tablet contains: 
| Cefixime IP as Trihydrate eq . to 

Anhydrous Cefixime 200mg, 
Cloxacillin Sodium IP eq. to 
Cloxacillin 500mg (in Extended 
Release form ), 
Lactic Acid Bacillus 90 Million 
Spores 


1 Tablet 


11 .48 


M / s. Malik Lifesciences 
Pvt. Ltd . / M /s. FDC 
Limited 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


Unit 


Manufacturer & 
Marketing Company 


Retail 
Price 
(Rs.) 
(6 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


4 . 


2 .68 


Capsule 


M / s. Unison 
Pharmaceuticals Pvt. 
Ltd . 


5 . 


1 GM 


| M /s . Tuton 

Pharmaceuticals / M /s . 
Unison Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd . 
M / s. Tuton 
Pharmaceuticals / M / s. 
Unison Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd . 


1 GM 


1 .93 


SI. Name of the 

Strength 
No. Formulation / Brand 

Name 

(2 ) 
Omeprazole + 

Each hard gelatin capsule contains: 
Domperidone Capsule Omeprazole 20mg (As enteric coated 
( OZSON -DSR ) pellets ), 

Domperidone (As Sustained Release 

Pallets ) 30mg 
Clotrimazole + 

Cream contains: 
Beclomethasone Clotrimazole 1. 0 % w / w + 
Cream 

Beclomethasone Dipropionate 
(CZSON - B ) 

0 .025 % w /w 
Clotrimazole + 

Cream contains: 
Beclomethasone + Clotrimazole 1.0 % w /w + 
Neomycin Cream Beclomethasone Dipropionate 
(CZSON -NB ) 

0 .025 % w /w , 
Neomycin Sulphate eq. to Neomycin 

Base 0 .5w / w Cream 
7 . Linezolid Suspension Each 5ml of the reconstituted 
(ZIFI TURBO KID ) | suspension contains: 

Linezolid IP 100mg in a flavored 

base 
Linezolid Suspension Each 5ml of the reconstituted 
(LIZOFLY ) 

suspension contains : 
Linezolid IP 100mg in a flavored 

base 
9 . Rosuvastatin + 

Each film coated tablet contains: 
Clopidogrel Tablet Rosuvastatin Calcium IP eq . to 
(ROSUVAS CV 10 ) Rosuvastatin 10mg, 

Clopidogrel Bisulfate IP eq . to 

Clopidogrel 75mg 
10 . Olmesartan + 

Each film coated tablet contains: 
Amlodipine + 

Olmesartan IP 20 mg 
Amlodipine Tablet Amlodipine Besylate IP eq . to 
( Triolmezest CH 20 ) Amlodipine 5 mg 

Chlorthalidone IP – 12 .5 mg 


1 ML 


2 .77 


M / s. Theon 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M /s. FDC Limited 


8 . 


1 ML 


M /s . Sava Healthcare 
Ltd . / M / s . Brinton 
Pharmaceuticals Ltd . 


1 Tablet 


10 . 96 


M / s. Pure and Cure 
Healthcare Pvt. Ltd . / 
M /s. Sun Pharmaceutical 
Industries Ltd . 


1 Tablet 


8 .78 


M / s . Synokem 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M /s. Sun Pharma 
Laboratories Ltd . 


11. 


1 Tablet 


15 .53 


Olmesartan + 
Amlodipine + 
Amlodipine Tablet 
( Triolmezest CH 40 ) 


Each film coated tablet contains : 
Olmesartan IP 40 mg 
Amlodipine Besylate IP eq . to 
Amlodipine 5 mg 
Chlorthalidone IP – 12 .5 mg 


M / s. Synokem 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M /s. Sun Pharma 
Laboratories Ltd . 


1 Tablet 


8 .63 


Each film coated tablet contains: 
Telmisartan 40mg, 
Amlodipine 5mg & 
Chlorthalidone 6 .25mg 


13 . 


Telmisartan + 
Amlodipine + 
Chlorthalidone Tablet 
( Telvas 3D CT 
40 / 6 .25 ) 
Telmisartan + 
Amlodipine + 
Chlorthalidone Tablet 
(Telvas 3D CT 
80 / 6 .25 ) 
Norethisterone Tablet 


1 Tablet 


14 .40 


Each film coated tablet contains: 
Telmisartan 80mg, 
Amlodipine 5mg & 
Chlorthalidone 6 .25mg 


M /s. Akums Drugs & 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M /s . Aristo 
Pharmaceuticals Pvt. 
Ltd . 
M /s . Akums Drugs & 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M / s. Aristo 
Pharmaceuticals Pvt. 
Ltd . 
M / s . Synokem 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M /s. Obsurge Biotech 
Limited 
M /s . Akums Drugs & 
Pharmaceuticals Ltd . / 
M / s. Jenburkt 


14 . 


1 Tablet 


12 . 89 


Each film coated controlled release 
table contains : 
Norethisterone Acetate BP 10mg 
Tablet 
Each coated tablet contains: 
Alpha Lipoic Acid 200mg 
Vitamin D3 1000 IU 


15 . 


1 Tablet 


3 .06 


Alpha Lipoic + 
Vitamin D3 + 
Pyridoxine + 


TT II - OUS 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


Strength 


Unit 


Manufacturer & 
Marketing Company 


Sl. Name of the 
No. Formulation / Brand 

Name 

( 2 ) 
Mecobalamin + Folic 
Acid + Biotin Tablet 
(Nervijen D3) 


Retail 
Price 
(Rs.) 
( 6 ) 


( 1 ) 


( 5 ) 
Pharmaceuticals Ltd . 


1. 56 


Capsule 


| M / s .Mankind Pharma 
Ltd . / M /s .Magnet Labs 
Pvt. Ltd . 


Omega -3 
(Eicosapentaenoic + 
Docosahexaenoic ) + 
Mecobalamine + 
Pyridoxine + Folic 
Acid + Vitamin E + 
Vitamin C + Zinc 
Sulphate + Sodium 
selenite Capsule 
(Omegaful) 


( 3 ) 
Pyridoxine HCl 3mg 
Mecobalamin 1500mcg 
Folic Acid 1.5mg 
Biotin 200mcg 
Each soft gelatine Capsule contains : 
Omega - 3 Acid Ethyl Esters 60 BP 
providing 
Eicosapentaenoic Acid 90mg, 
Docosahexaenoic Acid 60mg, 
Mecobalamin - 500mcg, Pyridoxine 
Hydrochloride IP 3mg, 
Folic Acid 1. 5mg, 
Vitamin E 25IU , 
Vitamin C 100mg, and 
Zinc Sulphate IP eq . to Elemental 
Zinc 15mg 
Sodium selenite pentahydrate BP eq . 
to Elemental Selenium 60mcg 


17 . 


1 Tablet | M / s. Albert David 

Limited 


Thiamine 
Mononitrate + 
Pyridoxine 
Hydrochloride + 
Cyanocobalamin + 
Nicotinamide + 
Calcium Pantothenate 
+ Riboflavin + 
Vitamin C + Folic 
Acid Tablet 
(Sioneuron F ) 


Each film coated tablet contains : 
Thiamine Mononitrate IP 10mg, 
Pyridoxine Hydrochloride IP 3mg, 

Cyanocobalamin IP 15mcg , 
| Nicotinamide IP 100mg, 
Calcium Pantothenate IP 50mg, 
Riboflavin IP 10mg, 
Vitamin C IP 150mg, 
Folic Acid IP 1500mcg 


18 . 


1 Tablet 


60 .00 


Each tablet contains: 
Tenofovir Disoproxil Fumarate 
300mg, Lamividine 300mg, 
Efavirenz 400mg 


M /s.Mylan Laboratories 
Limited / M / s. Mylan 
Pharmaceutical Pvt. Ltd . 


Tenofovir Disoproxil 
Fumarate + 
Lamividine + 
Efavirenz Tablet 
(AVONZA ) 
Diclofenac + Methyl 
Salcylate + Menthol 
(VoliniMaxx Spray 
in 25gm Pack ) 


19 . 


25 GM 


156 . 25 


M /s . Sun 
Pharmaceuticals 
Industries Ltd . 


contains: 
Diclofenac Diethylamine BP 2. 32 % 
w / w ( eq . to Diclofenac Sodium 2 % 
w / w ) , 
Methyl Salicylate IP 10 % w /w & 
Menthol IP 5 % w / w 
contains: 
Diclofenac Diethylamine BP 2 .32 % 
w /w ( eq . to Diclofenac Sodium 2 % 
w / w ), 
Methyl Salcylate IP 10 % w /w & 
Menthol IP 5 % w /w 


20 


55 GM 


296 . 87 


Diclofenac + Methyl 
Salcylate + Menthol 
(Volini Maxx Spray 
in 55gm Pack ) 


M / s . Sun 
Pharmaceuticals 
Industries Ltd . 


Note : 
(a ) The manufacturer of above mentioned formulations i.e. “ new drug” under paragraph 2 (u ) of the 

DPCO , 2013 shall fix the retail price as specified in column (6 ) of the table hereinabove . 
(b ) The manufacturer may add goods and services tax only if they have paid actually or it is payable to 

the Government on the retail price mentioned in column (6 ) of the above said table . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


(c ) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned 

manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6 ) of the above table as per 
provisions contained in paragraph 11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in 
Form- V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO , 2013 to NPPA throughIPDMS 

and submit a copy to State Drug Controller and dealers. 
(d ) As per para 24 (4 ) of DPCO 2013 , every retailer and dealer shall display price list and the 

supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer , on a conspicuous part of the 
premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing 

to consult the same. 
(e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketeer as 

mentioned above i.e . who have applied for the sameby submitting Form - I for price fixation / revision 
as stipulated under DPCO , 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements 
as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules , including manufacturing license permission 
from the Competent Authority i.e . the Central/ State Licensing Authority , as may be applicable , by the 

concerned manufacturer /marketing companies. 
(f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with , as per instant price 

notification and notes specified hereinabove , then the concerned manufacturer/marketing company 
shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions 

of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955 . 
(g ) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column ( 2 ) of the above 

table in this notification , the price order (s ) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the 
above said date of notification , stand (s ) superseded . 


[ PN/189/ 57/ 2018/ F/ F. No . 8 ( 57)/ 2018/ D. P./ NPPA- Div.-II ] 

BALJIT SINGH, Asstt. Director 


आदेश 

___ नई दिल्ली, 12 जून , 2018 
का . आ . 2399( अ).- औषध विभाग द्वारा औषध ( मूल्य नियंत्रण ), 2013 के पैरा 31 के अंतर्गत 
पारित इसमें नीचे सारणी के स्तंभ (6 ) में विनिर्दिष्ट आदेशों के द्वारा जारी पुनर्विलोकन आदेशों के 
संदर्भ में दिये गए निर्देशों के कार्यान्वयन में और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
द्वारा जारी का0 आ0 1394 ( अ) तारीख 30 मई , 2013 और का0 आo 701 ( अ) तारीख 10 मार्च, 2016 
के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सारणी के स्तंभ (7 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के 
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) के आदेशों के अधिकमण में , 
जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मिति पैकों से है , उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त 
करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है , राष्ट्रीय 
औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है ) नीचे की सारणी 
के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) और ( 4 ) में क्रमशः 
तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्त 
( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक पर लागू वस्तु एवं 
सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है: 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सारणी 


क . | अनुसूचित 

विनिर्मिति का 
नाम 


खुराक रूप इकाई 
एवं प्रबलता 


अधिकतम पुनर्विलोकन आदेश मौजूदा का . आ . 
कीमत | सं . एवं तारीख सं . एवं तारीख 


(1 ) 


( 2 ) 
1 . | ओरल रिहाइड्रेशन 

साल्ट ( ओआरएस) 


( 3 ) 
लाइसेंस के 
अनुसार 


( 4 ) 
1 ग्राम 


__ ( 7 ) 


( 5 ) 
0 . 83 


1 1 गोली । 


1.27 


| को -ट्रिमोक्साजोल | गोली 800 
| ( सल्फामेथॉक्साजोल मिग्रा. (ए ) + 
( ए ) + ट्रिमेथोप्रिम 160 मिग्रा. 
( बी)] 

( बी ) 


( 6 ) 
31015 / 30 / 2016- | 1461 ( अ ) दिनांक 
पीआई मूल्य निर्धारण 02.04. 2018 
की तारीख 

( क्र . सं . 594 ) 
08. 06. 2016 
31015 / 33 / 2017 - | 1461 ( अ ) दिनांक 

मूल्य निर्धारण की 02.04. 2018 
तारीख 24.08. 2017 

( क्र . सं . 223 ) 
और 
31015 / 82 / 2016 
पीआई तारीख 

5 . 4. 2017 


नोट : 


( क ) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत ( धन वस्तु एवं 
सेवा कर , जो लागू हों ) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों 
रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में 
वर्णित अधिकतम कीमत (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों ) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितयों की 
कीमत का अधोमुखी संशोधन करेंगे । 


( ख ) उपर्युक्त सारणी (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू है, यदि कोई है ) के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट 
अधिकतम मूल्य की अपेक्षा कम खुदरा मूल्य वाली ऊपर वर्णित अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी 
मौजूदा विनिर्माता डीपीसीओ, 2013 के पैरा 13(2 ) के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन पर 
उत्पाद शुल्क और करों के अंतर के कारण अधिकतम खुदरा मूल्य में हुई वृद्धि के अलावा मौजूदा 
अधिकतम खुदरा मूल्य को निरंतर बनाए रखेंगे । 


( ग ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को 
वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं । 


( घ ) औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित 
निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित 
विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य नियंत्रण) 
आदेश , 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म - V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के 
माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों 
और विनिर्माता वितरकों को जारी करें । 


( ड ) औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 ( 4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विकेता 

और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर , जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा 
रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो , वहां उसके किसी 
सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो , को संप्रदर्शित करेगा । 


( च ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित 
विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर निर्माताओं द्वारा एक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 2 (यू ) 
के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 


( छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को 
औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से 

पीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के 
निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत 
करायेगा । इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का 
इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को 
प्रस्तुत करेगा । 


( ज ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का 
पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के 
प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे । 


( झ ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी 
विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य 
निर्धारित आदेश यदि कोई हो , जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है , स्वतः ही अधिक्रमण हो 
जायेंगे । 


[ कां . सं. / 189 / 57/ 2018 / एफ / फा . सं0 8( 57 ) / 2018 / डीपी / एनपीपीए - डिवी- II ] 

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक 


ORDER 

New Delhi, 12th June, 2018 
S . O . 2399 ( E ). — In implementation of directions given in line with review orders issued by 
the Department of Pharmaceuticals (DOP) vide order(s ) specified in column (6 ) of the table herein 
below passed by the Department of Pharmaceuticals under para 31 of Drugs (Prices Control) Order , 
2013 and in exercise of the powers conferred by paragraphs 4 , 6 , 10 , 11 , 14 , 16 , 17 and 18 of the 
Drugs ( Prices Control) Order, 2013, read with S . O . 1394 ( E) dated the 30th May, 2013 and S . O . 
701( E ) dated 10th March , 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers, and in supersession of the Order (s) of the Government of India in the Ministry of 
Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority ) specified in the Column (7 ) of 
the table regarding formulation specified in mentioned in the table in so far as it relates to 
formulation pack mentioned in the table below , except in respect of things done or omitted to be 
done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing Authority , hereby fixes/ revises 
the price as specified in column (5 ) of the table herein below as ceiling price exclusive of goods and 
services tax applicable, if any , in respect of the Scheduled formulation (s ) specified in the 
corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the dosage form & strength and unit 
specified respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof: 


[ TT II - 005 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


TABLE 


Unit 


Si. Name of the 
No. Scheduled 

Formulation 


Dosage form 
& Strength 


Ceiling 
Price 
(Rs.) 


Review Order 
number and date 


Existing SO 
number and date 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 
GM 


(5 ) 
0.83 


As Licensed 


Oral Rehydration 
Salt (ORS) 


(6 ) 
31015 / 30 /2016 - PI 
dated 08 .06 .2016 


(7 ) 
1461( E ) dated 

02 .04 . 2018 
(at Sl. No. 594 ) 
1461( E ) dated 

02 . 04 . 2018 
( at Sl. No. 223) 


1 Tablet 


1.27 


31015 /33/ 2017 -Pricing 

dated 24 .8 . 2017 


Co - trimoxazole Tablet 800 
(Sulphamethoxazole mg( A )+ 160 
( A ) + Trimethoprim 

mg ( B ) 
( B ) ] 


and 


31015 /82 / 2016 -PI.I 

dated 5 .4 .2017 


Note : 
(a ) All manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled 

formulations at a price higher than the ceiling price (plus goods and services tax as applicable ) so fixed and notified 
by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price 

specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable , if any. 
(b ) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price 

specified in column (5 ) in the above table plus goods and services tax as applicable , if any , shall continue to 

maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO , 2013. 
(c ) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the 

Government on the ceiling price mentioned in column (5 ) of the above said table . 
(d ) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 

accordance with the ceiling price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in 
paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form - V from 
date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO , 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State 

Drug Controller and dealers. 
(e ) As per para 24 (4 ) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, 

if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a 

manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same. 
(f) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above 

table launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 such existing manufacturer shall apply for 

prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule -II of the DPCO , 2013 . 
( g ) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA , in respect of 

production / import and sale of scheduled formulations in Form - III of Schedule- II of the DPCO , 2013 through 
IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish 
information to the NPPA , in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in 

Form - IV of Schedule - II of the DPCO , 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation . 
(h ) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit 

the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 

read with Essential Commodities Act, 1955 . 
(i) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2 ) of the above table in this 

notification , the price order(s ) fixing ceiling or retail price , if any , issued prior to the above said date of notification , 
stand( s) superseded . 


[PN /189/57/2018 /F /F . No. 8 (57 )/2018 /D . P ./NPPA - Div.- II ] 

BALJIT SINGH , Asstt. Director 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


शुद्धि - पत्र 

नई दिल्ली, 12 जून, 2018 
का . आ . 2400 ( अ ). - - भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रका ित राश्ट्रीय औशध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, के दिनांक 
02 अप्रैल, 2018 के का0 आ0 1461 ( अ) जो डब्ल्यूपीआई के आधार पर एंटी - टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन के अधिकतम मूल्य 
निर्धारण / स धन से संबंधित है । सारणी में क्र0 सं0 60 पर प्रविष्टियां निम्न प्रकार पढ़ी जाएं : 


निम्न के स्थान पर 
क्र . अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


इकाई 


खुराक रूप 
एवं प्रबलता 


सं . 


अधिकतम कीमत 
( @ 3. 43812 % की 
दर से 01. 04. 2018 
से प्रभावी) (रु .) 


वर्तमान का . आ . संख्या 

और 
दिनांक 


| 60 


| एंटी - टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन 


प्रति पैक 


773.78 


6( ए ) 
3090 ( अ) 


6( बी ) 
20. 09.2017 


के रूप में पढ़ा जाए 
क्र . अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


__ इकाई 


खुराक रूप 
एवं प्रबलता 


सं . 


अधिकतम कीमत 
( @ 3.43812 % की 
दर से 01.04. 2018 
से प्रभावी ) (रु .) 


वर्तमान का . आ . संख्या 

और 
दिनांक 


| 2 


4 
प्रति पैक 


6( ए) 
3090 ( अ ) 


6( बी ) 
20.09.2017 


60 


एंटी - टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन 


250 आईयू 


773.78 


इसके अलावा, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रका ित राश्ट्रीय औशध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , के दिनांक 20 सितंबर, 2017 
के का0 आ0 3090 ( अ) जो डब्ल्यूपीआई के आधार पर एंटी - टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन के अधिकतम मूल्य निर्धारण / सं गोधन से 
संबंधित है । सारणी में क्र . सं0 9 पर प्रविष्टियां निम्न प्रकार पढ़ी जाएं : 


क्र . सं . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


खुराक रूप एवं प्रबलता 


इकाई 


अधिकतम 
कीमत ( रु.) 


( 3 ) 


( 2 ) 

( 2 ) 
एंटी - टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन 


- 


( 4 ) 


पति पैक 


( 5 ) 
748 .06 


748. 06 


के रूप में पढ़ा जाएं 


क . सं . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


खुराक रूप एवं प्रबलता 


इकाई 


अधिकतम 
कीमत (रु .) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


| 

9 


___ ( 2 ) 
एंटी - टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन 


( 4 ) 
प्रति पैक 


250 आईयू 


748. 06 


[ कां. सं. / 189 / 57 / 2018 / एफ फा0 सं0 8(57) / 2018 / डी. पी. / एनपीपीए - डिवी. -II] 

बलजीत सिंह, सहायक निदे कि 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 12th June, 2018 
S .O . 2400 (E ). — In the National Pharmaceutical Pricing Authority s notification S .O . 1461(E ) dated 2nd April 
2018, relating to the ceiling price fixation/revision of Anti-tetanus immunoglobulin based on WPI, published in the 
Gazette of India, Extraordinary , of the Entry at Sl. No. 60 of the table be read as follows : 


[ TT II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


Instead of 
Si. Medicines 


Unit 


No. 


Dosage form and 
Strength 


Ceiling Existing S . O . No. & 
price (wef Date 
01.4 . 2018 
with WPI 


(1 ) 
| 60 


(2 ) 
| Anti -tetanus immunoglobulin 


3 .43812 % ) 

(5 ) 6 ( a ) 6 ( b ) 
773.78 3090 (E ) 20.09.2017 


Each Pack 


Read as 
Si. Medicines 
No . 


Unit 


Dosage form and 
Strength 


Ceiling Existing S . O . No . & 
price (wef Date 
01. 4 .2018 
with WPI 


( 3 ) 


( 1 ) 
60 


(2 ) 
Anti - tetanus immunoglobulin 


( 4 ) 
Each Pack 


3 .43812 % ) 

(5 ) 6 ( a ) 
773.78 3090 ( E ) 


6 ( b ) 
20 .09.2017 


250 IU 


Further, in the National Pharmaceutical Pricing Authority s notification S .O . 3090 ( E ) dated 20th September 2017 , 
relating to the ceiling price fixation/ revision of Anti -tetanus immunoglobulin , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, of the Entry at Sl. No. 9 of the table be read as follows: 


SI. 


Dosage form and Strength 


Unit 


Ceiling price 


Instead of 

Medicines 
No. 
( 1 ) (2 ) 
9 | Anti- tetanus immunoglobulin 


( 3 ) 


( 4 ) 
Each Pack 


748 .06 


Dosage form and Strength 


Unit 


Ceiling price 


Read as 

Medicines 
No. 

( 1 ) ( 2 ) 
19 Anti-tetanus immunoglobulin 


( 3 ) 
250 IU 


Tech Pack 


( 5 ) 
748 .06 


Each Pack 


[ PN / 189 /57 /2018/ F /F . No. 8 (57)/ 2018 /D . P ./NPPA -Div.-II ] 

BALJIT SINGH , Asstt.Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


Uploaded by Die ofthe Published by the controle of Publications, Deliha 19054. 


OK 


Digitally signed 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 .06 . 13 
14:56 :47 + 05 30 


